निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 702 ) 


9 अग्रहायण 1933 ( AO ) 
पटना , बुधवार, 30 नवम्बर 2011 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

20 सितम्बर 2011 
का0आ0सं0 – सं0का0 - 1 / मुसचे0 ( सत्ता , वि०प० )- 05 - 05 / 2010 - 1888 श्री संजय कुमार सिंह , माननीय मुख्य 
सचेतक, सत्तारूढ दल , बिहार विधान परिषद , पटना के पत्रांक 86 / 11, दिनांक 01 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त 
सूचना के आलोक में श्री संतोष कुमार खेमका, पिता - श्री जीतन राम खेमका, 1 कैलाश अपार्टमेन्ट ( राजेश्वर 
हॉस्पीटल के नजदीक ), कंकड़बाग रोड़, पटना (वाह्य व्यक्ति ) की आप्त सचिव के रूप में नियुक्ति को पत्र निर्गत 
की तिथि 01 सितम्बर 2011 से सर्वथा अस्थायी रूप में मान्यता प्रदान की जाती है । 

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव , सचेतक और सदन नेता ( वेतन एवं भत्ते ) 
नियमावली, 2006 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल को मंत्री के समान वेतन, भत्ते 
एवं निजी स्टॉफ की सुविधाएं अनुमान्य है । 

3. इन्हें वित्त विभाग के पत्रांक 7879 , दिनांक 21 जुलाई 2010 के आलोक में वेतनमान रु0 9300 - 34800 , 
ग्रेड वेतन रु0 4800 में प्रारम्भिक प्रक्रम का वैण्ड वेतन रु0 13350 + ग्रेड वेतन रु0 4800 कुल रु0 18150 ( अठारह 
हजार एक सौ पचास) के नियत वेतन तथा समय - समय पर अनुमान्य महंगाई - भत्ता देय होगा । 

4. श्री संतोष कुमार खेमका (वाह्य व्यक्ति ) आप्त सचिव सेवा में नियुक्ति की तिथि से तब तक अपने पद 
पर बने रहेंगे जब तक श्री संजय कुमार सिंह, माननीय मुख्य सचेतक , सत्तारूढ़ दल , बिहार विधान परिषद, पटना 
अपने पद पर बने रहेगें । इस बीच भी इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना को समाप्त की जा सकती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
__ नवनीत रंजन तिवारी, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 702 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


